निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 ज्येष्ठ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 491 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 जून 2017 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

7 जून 2017 
सं0 5न0वि0 /निर्वाo - 06 / 2017 (पार्ट ) 3808 / न०वि०एवंआoविo — बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की 
धारा - 12 (9) में निहित प्रावधान के आलोक में पटना नगर निगम के कार्यकाल समाप्ति (10 जून , 2017) से 
नगरपालिका आम निर्वाचन , 2017 के पश्चात् नए नगर इकाई के अस्तित्व में आने तक की कालावधि के लिए नगर 
आयुक्त, पटना नगर निगम को पटना नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 491 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


